. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 चैत्र , 1940 ( श० ) 
2 अप्रैल , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 332 राँची, सोमवार , 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


संकल्प 
22 फरवरी , 2018 ई० 


विषयः 


विशेष शाखा झारखण्ड , राँची के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्पेशल इंटेलीजेंस 
व्यूरो (एस०आई०बी० ) के गठन के संबंध में | 


संख्या-13/ई०- 102/ 2016- 1105 -- विभागीय आदेश सं० - 5347, दिनांक 4 अक्टूबर , 2017 
द्वारा आन्ध्रप्रदेश/ तेलंगाना के एस०आई०बी० की तर्ज पर झारखण्ड राज्य में विशेष शाखा, झारखण्ड, 
राची के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन निम्नांकित कार्य हेतु स्पेशल इंवेस्टीगेशन व्यूरो के गठन के 
सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी है: 


(i) योजनाबद्ध तरीके से उग्रवाद से संबंधित मामलो तथा उनके शीर्ष नेतृत्व से संबंधित 
डाटाबेस तैयार करना । 

( ii) उग्रवाद से संबंधित प्रमुख मामलों/ काण्डों की जाँच करना | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 2 अप्रैल , 2018 
(iii) माओवादी एवं अन्य प्रतिबंधित संगठनों के विरूद्ध स्वतंत्र अभियान चलाने हेतु 
आसूचनाओं को एकत्रित करना तथा एस०टी०एफ० ( झारखण्ड जगुआर), कन्द्रीय सुरक्षा बल, पुलिस 
मुख्यलाय तथा जिला बलों को अभियान चलाने में सहयोग करना | 

(iv ) उग्रवाद के विरूद्ध Psy ( Ops ) प्रबंधन । 


2. गृह मंत्रालय , भारत सरकार के पत्रांक - 18015/37/ 2017 -LWE-I, दिनांक 19 दिसम्बर , 2017 

द्वारा भी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में स्पेशल ईटेलीजेंस व्यूरो ( एस०आई०बी० ) के गठन संबंधी निर्देश 
दिए गए है । 


3. उक्त के आलोक में राज्य में विशेष शाखा के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्पेशल इंटेलीजेंस 
व्यूरो (एस०आई०बी०) के गठन के निमित राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में 
विशेष , शाखा, झारखण्ड में पूर्व सृजित निम्नांकित कुल 185 आवश्यक पदों को स्पेशल इंटेलीजेंस 
व्यूरो में स्थानांतरित किया जाता है 


पदनाम एवं अपुनरीक्षित वेतनमान 


पदों की संख्या 


पुलिस उप - महानिरीक्षक रू0 -37400 -67000 ग्रेड पे0 -8900 / 
पुलिस अधीक्षक रू0- 15600 - 39100 ग्रेड पे0 -7600 / 
पुलिस उपाधीक्षक रू0- 9300 -34800 ग्रेड पे0 -5400 / 
पुलिस निरीक्षक रू0-9300- 34800 ग्रेड पे0- 4600/ 
पुलिस अवर निरीक्षक रू0-9300-34800 ग्रेड पे0 -4200/ 
सार्जेंट रू0-9300 -34800 ग्रेड पे0 -4200 / 
आश0 सहायक अवर निरीक्षक रू0-5200- 20200 ग्रेड पे0-2800/ 
सहायक अवर निरीक्षक रू0-5200- 20200 ग्रेड पे0- 2800 / 
हवलदार रू0 -5200- 20200 ग्रेड पे0 -2400 / 
कांस्टेबल रू0 -5200-20200 ग्रेड पे0 -2000/ 
चालक कांस्टेबल रू0- 5200 - 20200 ग्रेड पे0-2000 / 
आर्मर कांस्टेबल रू0- 5200 -20200 ग्रेड पे0 - 2000 / 
दप्तरी रू0 -5200- 20200 ग्रेड पे0-1800/ 
नाई रू0 -5200- 20200 ग्रेड पे0-1800 / 
धोबी रू0-5200- 20200 ग्रेड पे0-1800 / 
जलवाहक रू0-5200- 20200 ग्रेड पे0 -1800/ 
रसोईया रू0 -5200- 20200 ग्रेड पे0 - 1800 / 
स्वीपर रू0- 5200 - 20200 ग्रेड पे0- 1800 / 


कुल पद 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 2 अप्रैल, 2018 


4. वेतन एवं भत्तों की निकासी हेतु पुलिस बजट के अधीन पृथक शीर्ष का उपबंध किया जाएगा तथा 
आवर्तक व्यय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस उप- महानिरीक्षक, स्पेश इंटेलीजेंस व्यूरो 
( एस०आई०बी०) झारखण्ड, राँची होंगे | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश , से , 


भगवान दास , 
सरकार के विशेष सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 332 -- 50 


